CRIMA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 वैशाख, 1940 ( श० ) 
23 अप्रैल , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 445 


राँची, सोमवार , 


राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड 


अधिसूचना 
18 अप्रैल, 2018 


संख्याः- 03नि0 / न0 - 11 / 2017 रा0नि0आ0 850 .. जिला निर्वाचन पदाधिकारी 
( नगरपालिका) - सह - उपायुक्त , सरायकेला - खरसावाँ का पत्रांक - 406 / न0प0नि0 दिनांक 16 अप्रैल , 2018 द्वारा 
आयोग को प्राप्त प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हुआ है कि 19- कपाली 
नगर परिषद् (वर्ग - ख) के उपाध्यक्ष पद के एक अभ्यर्थी का निर्वाचन प्रतीक की अनुकृति मतपत्र पर त्रुटिपूर्ण अंकित 
हो गयी है । फलस्वरूप उक्त प्रक्रिया संबंधी गलती के कारण निर्वाचन प्रक्रिया दूषित हो गयी है । उपर्युक्त तथ्यों के 
दृष्टिगत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा -58(1)( ख ) एवं धारा - 58(2)(क ) तथा झारखण्ड नगरपालिका 
निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम - 71 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य 
निर्वाचन आयोग, 19 - कपाली नगर परिषद् (वर्ग - ख ) के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों के 
मतदान को रद्द / प्रत्यादिष्ट (countermand ) करता है । 

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से, 


ह० / -( अस्पष्ट ), 

चिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 445 -- 50 


